रजिस्ट्री सं० डी० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L .- 33004/ 99 


VAMMA 


F 


IMADI 


ural 


5AME 


E 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 179 ] 
No . 179 ]] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 25 , 2015 / ज्येष्ठ 4 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , MAY 25, 2015/ JYAISTHA 4, 1937 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 


गणपूर्तिः 


1. श्री टी . एस. बालासुब्रमणियन् , सदस्य ( वित्त ) 


2. श्री चन्द्र भान सिंह , सदस्य ( आर्थिक ) 

शुद्धिपत्र 
( मई 2015 के 15वें दिन पारित ) 

मुंबई, 18 मई, 2015 
सं. टीएएमपी / 41 / 2014 - एनएमपीटी. — इस प्राधिकरण ने, न्यू मैंगलोर पत्तन में ड्राई बल्क , ब्रेक बल्क और कंटेनरों के प्रहस्तन के 
लिए न्यू मैंगलोर पत्तन ( एनएमपीटी ) के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा तैनात 60 - 64 टन क्षमता की मोबाइल हार्बर क्रेन ( एमएचसी ) के 
उपयोग हेतु प्रशुल्क को अधिसूचित करने के लिए एक आदेश दिनांक 21 मार्च 2015 पारित किया है यह आदेश , भारत का राजपत्र असाधारण 
( भाग III - खंड 4 ) में राजपत्र सं. 129 के जरिये 13 अप्रैल 2015 को अधिसूचित किया गया था । 


2 . देख गया है कि कथित आदेश में टंकण/ टाइपिंग संबंधी त्रुटि चली गई है । दिनांक 21 मार्च 2015 के आदेश के पैराग्राफ 11 .1 के अंतर्गत 
अनुसूची 6.9 में उप - अनुसूची (i ) और (ii ) में वर्णित ‘ प्रचालन में तीसरे वर्ष के लिए प्रभावी तिथि से प्रति टन उच्चतम दर ( रु. में ) शीर्षक 
को प्रति टन उच्चतम दर ( रु. में ) शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाता है । 


टी . एस . बालासुब्रमणियन, सदस्य वित्त 


[विज्ञापन -III/ 4/ असा./143 /2015 ( 73 ) ] 


2309 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part III — SEC. 4 ] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 


QUORUM 


(i) 
(ii) 


Shri. T.S . Balasubramanian ,Member (Finance ) 
Shri. Chandra Bhan Singh ,Member (Economic ) 

CORRIGENDUM 
(Passed on this 15th day of May 2015 ) 

Mumbai, the 18th May, 2015 


No. TAMP/41/2014 -NMPT. — This Authority has passed an Order dated 21 March 2015 for notifying the 
tariff for use of 60 -64 tonne capacity Mobile Harbour Crane (MHC ) owned and deployed by the New Mangalore Port 
Trust (NMPT ) for handling dry bulk ,break bulk and containers at the New Mangalore Port . This order was notified in the 
Gazette of India Extraordinary (Part III - Section 4 ) on 13 April 2015 vide Gazette No. 129 . 

2 . It is noticed that a typographical error has crept in the said Order . The caption "Ceiling rate per tonne (in 3) from 
the effective date for third year in operation " mentioned in sub - schedule (i) and ( ii ) in schedule 6 . 9 under paragraph No . 11 .1 
of the order dated 21 March 2015 is replaced with the caption " Ceiling rate per tonne (in ) 


T. S. .BALASUBRAMANIAN , Member ( Finance ) 

[ADVT- III/4 /Exty ./143/2015 (73) ] 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


